निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 फाल्गुन 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 238 ) पटना, वृहस्पतिवार 15 मार्च 2018 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

12 मार्च 2018 
सं० अ0सं0क0 - 02 - 19 / 2014 - 4605 — श्री राजीव रंजन (मेधा क्रमांक - 144 ) जिला अल्पसंख्यक कल्याण 
पदाधिकारी लखीसराय को अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय (मुख्यालय) में सहायक निदेशक के रिक्त पद के विरूद्ध 
तत्काल प्रभाव से सहायक निदेशक ( अपने वेतनमान में) के पद पर अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय (मुख्यालय) में 
पदस्थापित करते हुए बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम , पटना में अगले आदेश तक के लिए प्रतिनियुक्त किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
विशेष सचिव - सह -निदेशक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 238- 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


